GOVE 


1564 


HARYANA GOVT GAZ ., AUGUST 16 , 1983 ( SRVN. 25 , 1905 SAKA) 


IPART 1 


राजस्व विभाग 


दिनांक 8 अगस्त , 1983 


नं . 2623- र- II - 83/ 25491 .--पंजाब अग्रक्रय अधिनियम , 1913, की धारा 8 की उप-धारा ( 2 ) द्वारा 
प्रदान की गई शक्तियों और इस निमित्त उन्हें समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए , हरियाणा के 
राज्यपाल. इसके द्वारा घोषित करत है कि नीचे दी गई अनुसूची में वर्णित भूमि को बिक्री के बारे में , जो सर्वश्री धर्मा, महाबीर , 
कृष्ण तथा पपू उर्फ नरेश, पुत्र श्री नत्थु , पुत्र श्री खूबी, निवासी गांव सरहोल , तहसील व जिला गुड़गांव द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 
1980 को निष्पा दित किए गए रजिस्ट्री वृत विक्रय विलेख द्वारा श्री भोलू , पुत्र श्री चन्दर , निवासी गांव सरहोल , तहसील व जिला 

गुडगाव को देची गई थी , जिसने आगे यह भूमि मै 0 न्यू देहली होटलज, लि 0, रजिस्टर्ड आफिस , होटल एम्बैसेडर , सुजान 
सिंह पार्क , नई दिल्ली को बहु मंजिला रिहायशी ग्रुप हाऊसिंग कालोनी बनाने हेतु बेची थी , अग्रक्रय ( हकशुफा ) का कोई 
अधिकार नहीं होगा । 


. 


अनुसूची 


जिजा 


तहसील 


राजस्व सम्पदा 


ग्रुप हाऊसिंग कालोनी के लिए 

क्षेन का ब्योरा 


खसरा नं ० 


क्षेत्र 


कनाल 


मरला 


गुड़गांव 


गुड़गांव 


गांव सरहोज 


8--00 


( हदबस्त नं. 70 ) 


40/8 
40/9/1 
40/10/1 


6--09 


0--04 


जोड़ 14--13 


14 कनाल 13 मरला 


No. 2623. R -II -83 / 25491.-- In exercise of the powers conferred by sub-section (2 ).of section 8 of the 
Punjab Pre- emption Act, 1913 , the Govemor of Haryana hereby declares that no right of premption shall 
exist with respect to the sale of land described in the Schedule given below made by Sarvshri Dharma, 
Mahavir, Krishan and Pappu, alias Naresh , sons of Shri Nathu, son of Shri. Khubi, Village Sarhol, 
Tehsil and District Gurgaon ,-vide registered sale deed executed on 4th February, 1980 in favour of 
Shri Bholu , son of Shri Chander , resident of village Sarhol, Tehsil and District Gurgaon , who further 
sold this land to M /s. New Delhi Hotels Ltd. Registered office Hotel Ambassadar, Sujan Singh Park , 
New Delhi, for the purposes of construction of a residential multi- storeyed Group Housing Colony : 


SCHEDULE 


District 


Tehsil 


Description of the land 


Revenue 

Estate 


Khasra Nos . 


Area 


Gurgaon 


Gurgaon 


Village Sarhol 
( H.B. No. 70 ) 


40/8 
40/9/1 
40/10/1 


K. M. 
8--00 
6--09 
0-04 


Total 


14. - 13 


= ! 4 Kanals and 13 Marlas in all , 


- 


.L.C. GUPTA, 
Secretary to Government , Haryana,, 

Revenue Department, 


. 


